इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


RMA 


। 


सत्यमेव जयत 


जयते 


. 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 203 ] 


भोपाल, सोमवार , दिनांक 19 मई 2014 - वैशाख 29 , शक 1936 


वन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 19 मई 2014 
क्र . एफ . 15 - 08 - 2009 - दस -2. - चूंकि , मध्यप्रदेश शासन यह मानता है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र बाघों, अन्य 
सह - मांसभक्षियों एवं उनके भोज्य वन्यजीवों के एवं उनके प्राकृतावास व पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक, वन्यजीव 
एवं वानस्पतिक महत्व का है ; 


अतः वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन , एतद्द्वारा , 
नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को "पेंच टाइगर रिजर्व " के रूप में अधिसूचित करता है एवं इसके एकीकृत प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियंत्रण 
के प्रयोजन के लिए इसे क्षेत्र संचालक , पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी के अधीन करता है : 

अनुसूची 


क . गठन 


टाइगर रिज़र्व का नाम 
जिलों के नाम 


पेंच टाइगर रिजर्व 
सिवनी एवं छिंदवाड़ा 


कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ - इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य . 
प्राकृतावास ( क्रिटिकल [ मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ - 15- 31 - 2007 - दस - 2, दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 द्वारा 
टाइगर हैबिटाट ). 

वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 की धारा 38V के स्पष्टीकरण (i) में प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करते हुए, 41, 133. 00 हेक्टेयर क्षेत्र को कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास 
( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसे बाघ संरक्षण के उद्देश्य 
से , अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वन निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना, अक्षत् 
रखा जाना है. ] 


405 


406 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मई 2014 


बफर क्षेत्र 


कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास ( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) से लगे सिवनी एवं 
छिन्दवाड़ा जिलों के आरक्षित वन , संरक्षित वन एवं अन्य क्षेत्र . 
[ मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ - 15 - 8 - 2009 - दस - 2 , दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 द्वारा 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 की धारा 38V के स्पष्टीकरण ( ii ) में प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करते हुए, 76, 830. 225 हेक्टेयर क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है , 
जहां बाघ एवं अन्य प्रजातियों के पर्याप्त प्रसार ( डिस्पर्सल ) के साथ क्रांतिक बाघ प्राकृतावास 
( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षाकृत कम स्तर के प्राकृतावास 
संरक्षण की आवश्यकता है एवं जिसका उद्देश्य, स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन, विकास, 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ, वन्यजीव एवं मानव क्रियाकलाप 
के सह - अस्तित्व को बढ़ावा देना है. ] 


कुल क्षेत्रफल : 


1, 17, 963.225 हेक्टेयर 


ख. प्रशासनिक इकाइयां एवं सीमाएं 


1. पेंच टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है : 


कोर । 
बफर 


वन क्षेत्र अन्य क्षेत्र 
( हेक्टेयर ) ( हेक्टेयर ) 


योग 
( हेक्टेयर ) 


वन मंडल उप वन परिक्षेत्र 

का नाम मंडल का नाम 
( मुख्यालय ) का नाम ( मुख्यालय ) 

( मुख्यालय ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 


उप वन मंडल की 
सीमाओं का 
विवरण 


वन मंडल की 
सीमाओं का 
विवरण 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


पूर्व 


पूर्व 


पेंच खवासा कर्माझिरी कोर 14556. 8000 .000 14556.800 

उत्तर 

उत्तर 
टाइगर ( खवासा) ( कर्माझिरी ) 

दक्षिण सिवनी ( सामान्य ) पूर्व छिंदवाड़ा 
रिजर्व 

वनमंडल. 

( सामान्य ) वन 
( सिवनी ). 

मंडल एवं दक्षिण 
बफर परिक्षेत्र रूखड़ के कक्ष सिवनी ( सामान्य ) 
क्र . पी 456 की पश्चिमी वन मंडल की 

सीमा, पेंच मोगली अभ्यारण्य सामा . 
घाटकोहका बफर 5231.880 6270. 350 11502. 230 की उत्तरी सीमा कक्ष क्र . 644 
( घाटकोहका ). 

दक्षिण सिवनी 
से कक्ष क्र . 632 तक , पेंच 
मोगली अभ्यारण्य की 

( सामान्य ) वन 

मंडल , जिला 
पश्चिमी सीमा कक्ष क्र . 632 

बालाघाट की 
से कक्ष क्र . 618 तक, पेंच 

सीमा . 
मोगली अभ्यारण्य की दक्षिणी 

दक्षिण 
सीमा क्र . 618 से 659 

7 दक्षिण सिवनी 
खवासा बफर 6286. 950 5581. 790 11868. 740 राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 7 तक , 

( सामान्य ) वन 
( खवासा ) . 

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 7 ग्राम 

मंडल , राष्ट्रीय 
पिंडकापार से ग्राम कोठार 

राजमार्ग क्र . 7 , 

महाराष्ट्र राज्य की 
दक्षिण 

सीमा . 
महाराष्ट्र राज्य की सीमा. . पश्चिम 

पश्चिम दक्षिण छिंदवाड़ा 
योग : उप वन मंडल खवासा 26075.630 11852.140 37927.770 

__ पेंच नदी एवं जिला छिंदवाड़ा. ( सामान्य ) वन 

मंडल की सीमा . 


तक . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मई 2014 


406 ( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4) 


(5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


कोर 


11847.3000 . 000 11847 .300 


रूखड़ कुरई 
(सिवनी ) ( कुरई ) 


बफर 


11665. 890 


783. 830 12449. 720 


रूखड़ 
( रूखड़ ) 


उत्तर 
पेंच मोगली अभ्यारण्य की 
उत्तरी सीमा , रूखड़ बफर 
परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा, अरी 
बफर परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा . 

पूर्व 
जिला बालाघाट . 

दक्षिण 
अरी बफर परिक्षेत्र की दक्षिणी 
सीमा , रूखड़ बफर परिक्षेत्र 
की दक्षिणी सीमा, पेंच मोगली 
अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा . 

पश्चिम 
पेंच मोगली अभ्यारण्य की 
पश्चिमी सीमा. 


अरी 


बफर 13389.620 


854 . 750 14244. 370 


( अरी ) 


योग . . उप वन मंडल रूखड़ 


36902. 810 1638.580 38541. 390 


कोर 


14450. 800 


278.100 14728 .900 


बिछुआ गुमतरा 
( छिन्दवाड़ा ) (बिछुआ ) 


उत्तर 
पूर्व छिंदवाड़ा ( सामान्य ) वन 
मंडल. 


7774. 977 


9349 . 750 17124. 727 


पूर्व 


कुम्भपानी बफर 
( कुम्भपानी ) 


खमारपानी बफर 2656 . 968 6983.470 9640.438 

( खमारपानी ) 
योग . . उप वन मंडल बिछुआ 24882.745 16611 .320 41494. 065 
महायोग . .पेंच टाइगर रिजर्व 87861.185 30102.040 117963.225 


पेंच नदी एवं जिला सिवनी. 

दक्षिण 
महाराष्ट्र राज्य की सीमा . 

पश्चिम 
दक्षिण छिंदवाड़ा ( सामान्य ) 
वन मंडल 


2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कुल 1, 17,963.225 हेक्टेयर क्षेत्र का नाम "पेंच टाइगर रिजर्व " होगा, जो " क्षेत्र 
संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी " के नियंत्रण में रहेगा. क्षेत्र संचालक की सहायता के लिये एक " उप संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व " 
होंगे. जो पेंच टाइगर रिजर्व के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे . प्रत्येक उप वन मंडल का प्रभार एक 
" सहायक संचालक " के पास होगा, जो उप संचालक के अधीन सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी होंगे . 

ग. सम्मिलित क्षेत्र का विवरण 


योग 


( हेक्टेयर ) 

( 6 ) 


क्रमांक इकाई का नाम 

आरक्षित वन संरक्षित वन 

अन्य क्षेत्र 
( हेक्टेयर ) ( हेक्टेयर ) 

( हेक्टेयर ) 
(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
1. कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास ( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) 
1 इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच 

28 , 381. 100 

626 . 500 

278. 100 
राष्ट्रीय उद्यान. 


29 , 285 . 700 


2. पेंच मोगली अभ्यारण्य 


11 ,847. 300 


11 , 847. 300 


40, 228.400 


626 . 500 


278. 100 


41, 133. 00 


योग : कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ 
प्राकृतावास ( क्रिटिकल टाइगर 
हैबिटाट ) 


406 (2 ) 


HEZTEGI 176143 , frica 19 F 


2014 


NU 


- 


( 1 ) 


(2 ) 


- 


(3 ) 


- 


(4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


2. aurat 


1 


31,309 .520 


5 , 264 .820 


13 ,490 . 720 


50 , 065 .060 


groupfacit (FAR ) 
वन मंडल, सिवनी. 


2 


4 ,336 .675 


2 ,074.765 


9, 349 .750 


15,761. 190 


yd föögaiçi (FAR ) 
वन मंडल, छिंदवाड़ा. 
दक्षिण छिंदवाड़ा ( सामान्य ) 
वन मंडल, छिंदवाड़ा. 


3 ,424 .433 


596 .072 


6 , 983. 470 


11,003 .975 


योग . . बफर क्षेत्र 


39, 070.628 


7 , 935.657 


29 ,823. 940 


76 , 830 .225 


HERTT . . Ta Tsur fud 


79 , 299.028 


8 , 562. 157 


30 , 102 .040 


1, 17 , 963 .225 


Bhopal, Dated 19th May 2014 
No. F - 15 -08 -2009 - X -2 . - WHEREAS the Government of Madhya Pradesh considers that the area specified in 
the Schedule below is of adequate ecological, faunal and floral significance for the purpose of conservation of 
tigers, other co - predators and their prey base and their habitat and environment; 


THEREFORE , in exercise of the powers conferred under section 38V ( I) of the Wildlife (Protection ) Act, 1972 , 
the Government of Madhya Pradesh , hereby notifies the area specified in the Schedule below as " Pench Tiger 
Reserve" and places it, for the purpose of its unified management and administrative control, under the Field Director, 
Pench Tiger Reserve, Seoni: 


SCHEDULE 


a . Constitution 


Pench Tiger Reserve 


Name of the 
tiger Reserve . 


Seoni and Chhindwara 


Name of the 
Districts . 


Indira Priyadarshini Pench National Park and Pench Mowgli Sanctuary . 


Core Area or 
Critical Tiger 
Habitat. 


[ Vide M .P. Gazette Notification No. F - 15 - 31 -2007 -X -2 dated 24 December, 2007 , 
in exercise of the powers conferred under Explanation (i) of Section 38V of the 
Wildlife ( Protection ) Act, an area of 41, 133.000 hectares has been notified as the 
Core Area or Critical Tiger Habitat , which is to be kept inviolate for the purpose 
of tiger conservation , without affecting the rights of the Scheduled Tribes or such 
other forest dwellers ). 


Buffer Area 


Reserved Forests, Protected Forests and other areas of Seoni and Chhindwara 
districts adjoining the Core Area or Critical Tiger Habitat. 
[ Vide M . P . Gazette Notification No . F - 15 - 08 - 2009 - X - 2 dated 05 October, 2010 , 
in exercise of the powers conferred under Explanation ( ii) of Section 38V of the 
Wildlife (Protection ) Act, an area of 76 ,830 .225 hectares has been notified as the 
Buffer Area , where a lesser degree of habitat protection is required to ensure 
the integrity of the Critical Tiger Habitat with adequate dispersal for tiger and 
other species , and which aims at promoting co - existence between wildlife and 
human activity with due recognition of the livelihood , developmental, social and 
cultural rights of the local people ). 


Total Area : 


1 , 17 , 963 .225 hectares 


HEZYG 


T67957 , FGrtico 19 HE 2014 


406 ( 3 ) 


MWANAN 


b . Administrative Units and Boundaries 


1. 


The area of Pench Tiger Reserve is divided into the following administrative units : 


Forest 

Area 
(hectares ) 


Other 

Area 
(hectares ) 


Total 

Area 
(hectares ) 


Boundaries of 
Forest Sub -Division 


Boundaries 
ofForest Division 


Name of Name of Range Corel 

Forest Forest (Headquarters) Buffer 
Division Sub -division 
(Head - (Head 
quarters) quarters ) 

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


(9 ) 


14556 .800 


0 . 000 


14556 .800 


North 


North 


Khawasa Karmajhiri Core 
(Khawasa) (Karmajhiri ) 


Pench 
Tiger 
Reserve 
(Seoni). 


5231.880 


6270.350 11502.230 


Ghatkohka Buffer 
(Ghatkohka ). 


South Seoni ( Territorial) Boundary of 
Forest Division . 

E a S t 

Chhindwara 
East 

( Territorial) 

Forest Division 
Western boundary of & South Seoni 
Comptt. No . P456 of ( Territorial) 
Buffer Range Rukhad , Forest Divi 
Northern boundary of sion . 
Pench Mowgli Sanctu 
ary from Comptt. East 
No . 644 to Comptt . 
No . 632 , Western Boundary of 
boundary of Pench South Seoni 
Mowgli Sanctuary from ( Territorial) 
Comptt . No. 632 to Forest Divi 
comptt. No. 618 , South - sion , Boundary 
ern boundary of Pench of District 
Mowgli Sanctuary from Balaghat. 
Comptt. No. 618 to 
Comptt. No. 659 upto South 
National Highway 
No . 7 , National High - South Seoni 
way No. 7 from village ( Territorial) 
Pindkapar to village Forest Divi 
Kothar. 

sion , National 

High w a y 
South 

No . 7 , Bound 
ary 

of 
Boundary of 

Maharashtra 
Maharashtra State . 

State . 


6286 .950 


5581.790 11868 .740 


Khawasa Buffer 
(Khawasa ). 


West 
West 

Boundary of 
Pench River & District South 
Chhindwara . 

Chhindwara 
( Territorial) 
Forest Divi 
sion . 


Total : Forest Sub -Divn Khawasa 


26075 .630 11852.140 37927 .770 


406 (4 ) 


Eyget 7/ 19 , FGHICH 19 FS 2014 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7) 


( 8 ) 


Core 


11847.300 


0.000 11847.300 


Rukhad 
(Seoni). 


Kurai 
(Kurai). 


North 
Northern boundary of 
Pench Mowgli Sanctu 
ary, Northern boundary 
of Buffer Range 
Rukhad , Northern 
Boundary of Buffer 
Range Ari. 


Rukhad 
(Rukhad ). 


Buffer 


11665.890 


783.830 12449.720 


East 
District Balaghat. 


South 
Southern Boundary of 
buffer Range Ari , 
Southern boundary of 
Buffer Range Rukhad , 
Southern boundary of 
Pench Mowgli Sanctu 
ary . 

West 


Buffer 13389.620 


854 .750 14244 .370 


Ari 
(Ari). 


Western boundary of 
Pench Mowgli Sanctu 
ary . 


Total : Forest Sub -Divn Rukhad 


36902.810 


1638.580 38541.390 


Core 


14450 .800 


278. 100 


14728 .900 


Bichhua 
(Chhind - 
wara ). 


Gumtara 
(Bichhua ). 


North 
East Chhindwara ( Ter 
ritorial) Forest Division . 


9349.750 


17124 .727 


Kumbhpani Buffer 7774.977 
(Kumbhpani). 


East 
Pench River & District 
Seoni. 


South 
Boundary 
Maharashtra State. 


of 


2656 .968 


6983.470 


9640 .438 


Khamarpani Buffer 
(Khamarpani). 


West 
South Chhindwara ( Ter 
ritorial) Forest Division . 


Total : Forest Sub-Divn Bichhua 
Grand Total : Pench Tiger Reserve 


24882 .745 16611. 320 41494.065 
87861. 185 30102 .040 117963.225 


HEZYGT 175797 , fatit 19 H 


2014 


406 ( 5 ) 


2 . The total area of 1, 17, 963.225 hectares notified under this notification shall be named " Pench Tiger Reserve" , 
which shall be under the control of the " Field Director, Pench Tiger Reserve , Seoni" . To assist the Field Director, there 
shall be one "Deputy Director, Pench Tiger Reserve" , who shall also be the Drawing and Disbursing Officer for Pench 
Tiger Reserve. The in -charge of each Forest Sub -Division shall be an " Assistant Director" , who shall be an officer of 
the rank of Assistant Conservator of Forests under the Deputy Director. 


c. Details of the Area Included 


S . No . Name of the Unit 


Total 


Reserved Forest 
(hectares ) 

(3 ) 


Protected Forest 
(hectares ) 

(4 ) 


Other Areas 
(hectares) 

(5 ) 


(hectares ) 


(1 ) 


(2 ) 


(6 ) 


1. Core Area or Critical Tiger Habitat 


1 


28 ,381. 100 


626 .500 


278 . 100 


29, 285. 700 


Indira Priyadarshini 
Pench National Park . 


11,847 .300 


11,847 . 300 


Pench Mowgli 
Sanctuary. 


626 . 500 


278 . 100 


41, 133 .000 


Total : Core Area or Critical 40 ,228 .400 

Tiger Habitat 


2 . Buffer Area 


1 


31 ,309 .520 


5 ,264 .820 


13 ,490 .720 


50 ,065 .060 


South Seoni ( Territorial) 
Forest Division , Seoni. 


2 


4 , 336 .675 


2 ,074 .765 


9 , 349.750 


15 ,761. 190 


East Chhindwara ( Territorial) 
Forest Division , Chhindwara . 


3 


3 ,424 .433 


596 . 072 


6 , 983 .470 


11,003. 975 


South Chhindwara ( Territorial) 
Forest Division , Chhindwara . 


Total : buffer Area 
Grand Total : Pench Tiger Reserve 


39,070 .628 
79, 299 .028 


7 ,935 .657 
8 ,562. 157 


29, 823 . 940 
30, 102 .040 


76 ,830. 225 
1, 17 , 963.225 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रशांत कुमार , सचिव . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


